MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 आषाढ़ , 1938 ( श०) 
संख्या 23 राँची, बुधवार 

20 जुलाई , 20 16 ( ई० 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 2 89 -2 94 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान मंडल में उप स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 : क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक .. 


पूरक अ 


... 


... 


290 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 20 जुलाई, 2016 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

1 जुलाई, 2016 , ई० । 
संख्या- ध्या० एवं अनागत प्र०- 07/ 15 -1807 / वि०स० .. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 26 मार्च, 2015 को सदन में श्री 
स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० की झारखण्ड सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 
कोटि के कर्मियों को दी जानेवाली प्रोन्नति में कथित रूप से अनियमितता बरते जाने 
विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद विवाद के आलोक में 
उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य: 
संचालन के नियम- 223 (1) के अधीन अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान 
सभा के अधिसूचना संख्या- ध्या० एवं अना० प्र०- 07 / 2015-188/वि०स० , राँची, दिनांक 
7 अप्रैल, 2015 तथा अधिसूचना संख्या- 862 , दिनांक 6 जुलाई , 2015 , अधिसूचना संख्या 
1459 , दिनांक 5 अक्टूबर , 2015, अधिसूचना संख्या- 1733, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 एवं 
अधिसूचना संख्या- 829 , दिनांक 1 अप्रैल, 2015 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल 
दिनांक 31 अगस्त, 2016 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 

अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


रवीन्द्र कुमार सिंह , 

संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


291 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार 20 जुलाई, 20 16 

पेयजल एवं स्वच्छताविभाग 


अधिसूचना 


13 जुलाई , 2016 


संख्या- 4/ आ०- 02- 1016/ 2015 - 3055 -- श्री रमेश कुमार लोहरा , कार्यपालक अभियंता , 
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0- 2, गिरिडीह द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपदा मद से 
स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने, स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत 
कराये जा रहे कार्यों में अभिरूचि न लेते हुए उच्चाधिकारियों का निदेश का अवहेलना कर उक्त 
योजना की सफलता बाधित करना, वित्तीय वर्ष 2016- 17 अंतर्गत विभागीय कार्यों में अरूचि एवं 
लापरवाही बरतना,कर्तव्यनिर्वहन में उदासीनता बरतने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया 
गया । 
2. उपरोक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा सम्यक् 

विचारोपरान्त श्री रमेश कुमार लोहरा , कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता 
प्रमण्डल सं0-2, गिरिडीह को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 

संचालन का निर्णय लिया गया । 
3.(i) सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री लोहरा को झारखण्ड 

सरकारी सेवक (वर्गीकरण ,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2016 के नियम 9( प )( क ) के 

तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कया जाता है । 
3.(ii ) निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय , पेयजल एवं 

स्वच्छता अंचल , रांची निर्धारित किया जाता है । 
3.(iii ) निलंबन अवधि में इन्हें सेवा संहिता के नियम- 96 एवं झारखण्ड सरकारी सेवक 

( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2016 के नियम - 10 के तहत् जीवन निर्वाह 

भत्ता देय होगा । 
3.( iv ) साथ ही साथ झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 

2016 के नियम- 17 के तहत् श्री लोहरा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया 
जाता है । 


292 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 20 जुलाई, 20 16 
3.(v) विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शुभेन्द्र झा , विभागीय जांच पदाधिकारी -सह 

संचालन पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची 
के जांच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री अभय नन्दन 
अम्बष्ठ , उप सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , रांची को उपस्थापन 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
जांच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त अधिकतम 105 ( तीन 
माह पन्द्रह दिन ) में जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे । 
आरोपित पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे 15 ( पन्द्रह ) दिनों में अपना 
लिखित बचाव- बयान जांच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर 
उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे 
तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे । 


5 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अभय नन्दन अम्बष्ठ, 
सरकार के उप सचिव । 


293 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार 20 जुलाई, 20 16 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

___ 14 जुलाई, 20 16 
संख्या-2/ राज. स्था.. 32/ 20 10 -3 9 4 2/ रा... श्री अनुज बांडो, अंचल अधिकारी, 
कोडरमा सदर को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन पदाधिकारी, 
कोडरमा के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ("The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Act - 2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है | 

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


अधिसूचना 

14 जुलाई, 2016 
संख्या-2/ राज. स्था .. 32/ 20 10 -3 9 43 / रा... श्री योगेन्द्र प्रसाद, जिला परिवहन 
पदाधिकारी, लातेहार को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, 
लातेहार के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (" The Right to fair 


294 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 20 जुलाई, 2016 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Act - 2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 2 3 – 50 । 


